रजिस्ट्री सं . ग . ( ग . एन .)- 121 


REGISTERED NO , D . (D .N .) 127 


- 


- 


. 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Badia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


सचिवालय 


CELETE 


LI 


भाग - अण्ड 3 - उप -सप ( li ) 
PART II - - Section 3 - Sub- Section (ii ) 


LM 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


6 . 654 ] 
No. 654 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 29, 1987/ पौष 8, 1909 
NEW DELHI , TUESDAY , DECEMBER 29, 1987 / PAUSA 8 , 1909 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संखया बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा ना सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed 13 

& separate compilation 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर , 1987 

अधिसूचना 
का . आ , 1127 ( अ ) . ---केन्द्रीय सरकार, उद्योग 
(विकास और विनियमन ) अधिनियम , 19 5 1 ( 1951 का 65 ) 
की धारा 29ख की उपधारा ( i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक 
विकास विभाग ) की अधिसूचना सं . का . आ . 140 ( अ ), 
तारीख 31 मार्च, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना में , 
( i ) शर्त ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित मार्त रखी 

जाएगी , अर्थात् : - - 


" ( 2 ) सारणी के भाग 1 में विनिर्दिष्ट उद्योगों में 
लगे , औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में , मौद्योगिक 
उपक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किसी पिछड़े 

क्षेत्र में अवस्थित है, 
( ii ) शर्त ( 3 ) को शर्त ( 6 ) के रूप में पुनः संख्यांकित 

किया जाएगा और शर्त ( 6 ) के इस प्रकार पुनः 
संख्यांकित किए जाने से पूर्व निम्बलिखित शर्ते 
अंतःस्थापित की जाएगी , अर्थात् : - - 
"( 3 ) सारणी के भाग 2 में विनिर्दिष्ट उद्योगों में लगे 
औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में , औद्योगिक उपक्रम 
केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रवर्ग " क " के पिछड़े जिलों 
के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अवस्थित है । 
( 4 ) औद्योगिक उपक्रम ऐसे नगरों से , जिनकी 
जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 25 लाख 


87/ 2025GI 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 11 -. SEC. 3(ii )]] 


से अधिक है , 100 किलोमीटर अर्धव्यास के भीतर 
अवस्थित नहीं है , अर्थात् : - - 

1. अहमदाबाद 
2. बंगलोर 
3. मुम्बई 
१ , कलकसा 
5 . दिल्ली 
6 . हैदराबाद 
7. मद्रास 
( 5 ) औद्योगिक उपक्रम का स्वामी ऐसा व्यक्ति 
या प्राधिकारी, जो प्रस्थापना करे, भारत सरकार 
के कंपनी कार्य विभाग को अभिलेख के प्रयोजन के 
लिए एक ऐसा ज्ञापन प्रस्तुत करेगा जिस में 
तकनीकी विकास महानिदेशालय या किसी अन्य 
संबद्ध तकनीकी प्राधिकारी को उपक्रम के रजिस्ट्री 
करण के लए किए गए आवेदन की प्रति सहित 

प्रस्थापनाओं का विवरण अंतर्विष्ट होगा । " 
( iii ) विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी 
रखी जाएगी . अर्थात् :--- 

" मारणी 

भाग- 1 
1 . कच्चा लोहा । 
2 . लाई और गढ़ाई से बनी वस्तुएं । 
3 . वैकल्पिक ऊर्जायुक्तियां और प्रणालियां । 
4 परेषण लाइन टायर । 
5. विधुत् मोटर और स्टार्टर । 
6. अंतर्दहन इंजन । 
7. इलैक्ट्रानिकी संघटक । 
8. स्वचलित यंव संघटक , पुर्जे और सहायक । 
9 . प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर । 
10. प्रसंस्करण पंप 
11. अपशिष्ट पदार्थों के पुनः प्रसंस्करण के उपयोग 

के लिए प्रसंस्करण उपकरण । 
12. रासायनिक प्रसंस्करण संयंत्र । 
13. रसायन उद्योग के लिए मणीनरी, जैसी कि 

नीचे सूचीबद्ध है : --- 
( 1 ) संविदारण उिस्क । 
( 2 ) विशेष यातित अंशकक । 
( 3 ) कारबेट पंप । 

( 4 ) अपकेन्द्रीय गैस संपीड़क । 
14. वायुसंपीड़क 
15 . औद्योगिक वाल्व । 
16. दुग्ध उद्योग उपस्कर, अर्थात् सभागित 


17. मशीन औजार । 
18. औजार कक्ष उत्पाद । 
19. खनिज रोल प्राकृतिक गैस के पेधन और पाचन 

के लिए औद्योगिक मशीनरी । 
20. ऐगी मूनिटो के लिए 10, 000 खी समस्यू टी 

सक के यंत्रनोदित जलयान जो विशेष रूप 
में तेल उद्योग की आवश्यकताओं को 

पूरा करने के लिए सक्षम हैं । 
21. स्पंज लोहा और पैलेटाइजेशन । 
22. 20 एम डब्ल्यू और उरासे कम की माप का 

टर्वाइन तथा मिनि और माईक्रो हाइडेल पद्धति 

उपस्कर । 
23. शक्ति और वितरण ट्रांसफार्मर, शक्ति संधारित्र 

सथा स्विच गिअर । 
24. सोशल जनक समुच्चय । 
25. इलैक्ट्रानिकी संघटक । 
26. औद्योगिक मशीनरी । 
27. प्लैस्टिक सांचा माल । 
28. ( क ) जिग, फिक्सचर, औजार और विशेष 

प्रकार की इंडिया तथा कासलैंड टूलिंग । 
( ख ) इंजीनियरी उत्पादन सहायक जैसे कटाई 
और खेती के औजार , पैटर्न और डाईयां 

तथा खनन औजार । 
29. अंतर्दन एंजन पर आधारित 10 सें . मी . से 

परे जल पम्प । 
30. उच्च प्रौद्योगिकी प्रत्युदपादन तथा गुणन 

उपस्कर । 
31. शब्द संसाधिन । 
32. इलेक्ट्रानिकी नकदी रजिस्टर बीजक मशीन । 
33. डिक्टाफोन । 
34. माइक्रोफिलिमग माइक्रो फिच - रीडर 
35. शल्य उपरकर -- जीवाणुनाशक , ऊष्मायिन्त्र और 

इसी प्रकार के उपस्कर । 
36. पानी , भाप तथा बिजली के मीटर और इसी 

प्रकार के अन्य मीटर । 
37. वैज्ञानिक उपकरण । 
38. चिकित्सीय गैस । 
39. ( क ) बड़ी मात्रा में द्रव नाइट्रोजन, कार्बन 

____ डाइआक्साइड आदि जैमी प्रशीतक गैसें । 
( स ) आर्गान तथा अन्य दुर्लभ गैसें । 
( ग ) औद्योगिक गैसों के विनिर्माण के लिए 

टनेज प्लांट । 
40. कृषि अवशिष्ट , उपशिष्ट और खोई से बन 

लिखाई. छपाई और लपेटने का कागज 


[ भाग -II - - खम् 3( i)] 


भारसमा राम 


प्रसाधारण 


سیمسنينصبنيمشينعنعنشمننمململفتقع 


41. बिनौला लिटर लुगदी । 
42. वनस्पति नेल , अर्थात् : - - 
( क ) बिनौला को छोडकर छोटे बीजों मे तेल सली 

का ; और 

( स ) घान की भसी के तेल का निकाला जामा । 
13. भा . मा , मं , मानको वाने अपमार्जक । 
44. उच्चतापमह तथा भट्टी लाइनिंग ईट । 
45. एच , टी . रोधी । 
46. सेफाइट पुतिकाभिल्य । । 
47. जिप्सम बोर्ड, भित्ति बोर नथा ऐसे ही अन्य 

बोई । 


20. कौम का सामान । 
21. चीनी का मामान , पाटरी मथा म्यच्छता संबंधी 

मामान । 
21, नीनी गा सागान , पाटरी तमा स्वता 
22. टाइन । 
23. रोधन बोर्ड । 

24. मुद्रण , जिसके अंतर्गत लियोमुद्रण भी है । " 
2. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 29ख की 
उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , इम अधिसूचना की प्रकाशन की 
सारीख से छ: मास की अवधि को ऐमी अवधि के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है जिसके अवसान के पश्चात् किसी ऐसे 
औद्योगिक उपक्रम का स्वामी, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 
10, 11, 112 और 13 के प्रवर्तन से छूट मिली हुई थी और 
जिसे इस अधिसूचना के आधार पर इस प्रकार छूट नहीं मिली 
हुई है, ऐसे उपक्रम का कारवार इस निमित केन्द्रीय सरकार 
द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति और राज्य सरकार की दशा में केन्द्रीय 
सरकार की पूर्व अमुझा के अधीन और उसके अनुसार ही 
चला सकेगा, अन्यथा नहीं । 

[ फा . सं . 10/ 12/ 87-एल . पी .] 

के . जे . रेड्डी , संयुक्त सचिव 


भाग - - 2 


1. एस्पात संरचना । 
2. जी एल ऐस लैम्प । 
3. माइकल । 
4 . कृषि उपकरण । 
5. हाथ के औजार और भाग - 1 की प्रविष्टि में . 
28 के अंतर्गत आने वाले औजारों को छोड़कर 

अन्य छोटे औजार । 
6. प्रेशर कुकर , कटलरी तथा स्टील फर्नीचर । 
7 . हर प्रकार की लालटेन । 
8. ईधन बचाने वाले स्टोव । 
9. विगली के मोटरों पर आधारित 10 सें . मी . 

से परे जल पम्प । 
10. औद्योगिक मिलाई मशीने । । 
11. भाग 1 की प्रविष्टि में . 30 के अंतर्गत आने 

वाले गुणन तथा प्रत्युत्पादन उपस्कर को छोटकर 

सभी ऐसे उपस्कर । 
12. भाग 1 की प्रविष्टि सं . 32 के अंतर्गत आने 

वाले नकदी रजिस्टर । बीजक मशीनों को छोड़कर 

सभी ऐसे नकदी रजिस्टर तथा बीजक मशीनें । 
13. इक्ट्रानिकी प्रकार से भिन्न सभी तोलने को 

मशीन । 
14. गणितीय सर्वेक्षण और आरेखन उपकरण । 
15. भाग 1 की प्रविष्टि स , 39 के अंतर्गत आने 

वाली औद्योगिक गैसों को छोड़कर सभी औद्यो 

गिक गैस । 
16. डिम्बावंद फल और वनस्पति उत्पाद, प्रोटीन 

तया प्रसंस्कृत खाद्य, वनस्पनि मल वाला 
आसनय खाद्य, समुद्री उत्पाद और परा 

खाद्य । 
17. साबुन , प्रसाधन सामग्री तथा प्रसाधन निमि 

तियो । 
18. चमड़े का सामान । 
19. शैल्य तथा चिकित्सीय रबड़ उम्याद । 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 
New Delhi, the 29th December, 1987 

NOTIFICATION 
S . O . 1127( E), -In exercise of the powers conferr 
ed by sub - section (i ) of section 29B of the Industrics 
( Development and Regulation ) Act , 1951 ( 65 of 
1951 ) , the Central Government hereby makes the 
following amendments in the notification of the Gov 
ernment of India in the Ministry of Industry (Depart 
ment of Industrial Development ), No . S . O . 140 ( E ) , 
dated the 31st March, 1986, namely :...- - 

In the said notification : 

(i) for condition ( 2 ), the following shall be substi 
tuted , namely : 
" ( 2). In relation to the industrial undertakings 

cngaged in industries specified in Part I of 
the Table , the industrial undertaking is 
located in my backward arca , declared by 

the Centrol Government." ; 
( li ) condition ( 3 ) shall be je -numbeieù as condi 
tion ( 6 ) and betore condition ( 6 ) as so re - numbered , 
the following conditions shall be inserted, namely - . 
__ " ( 3 ) In relation to the industrial undertakings 

engaged in industries specified in Part -II of 
the Tablı", the industrial undertaking is locat 
ed in any arcu falling within Category A 
backward clistricts, declared by the Central 

Governinc .. 
( 4 ) The industrial undertakings is not located 

within a raciins of 100 kilometers froin 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec . 3( ii)] 


cities having a population of more than 25 
lakhs according to 1981 Census, namely :-- - 
1. Ahmedabad . 
2 . Bangalore . 
3 . Boitibay 
4 . Calcutta . 
5 . Delhi. 
6 . Hyderabad . 

7 . Mudras. 
(5 ) . The owner of the industrial undertaking, 

the person or the authority making the pro 
posal shall submit to the Central Govern 
ment in the Department of Company Affairs, 
for the rurpose of record . a memorandum 
containing the details of the proposals 
along with a copy of the application for re 
gistration of the undertaking made to the 
Directorate General of Technical Develop 
ment or any other Technical Authority 

concerned ." ; 
( ii ) for the existing Table , the following Table 
shall be substituted , namely : 

" TABLE 
Part - 1 


20 . Mechanised Sailing Vessels upto 10 , 000 

DWT for units with Capacity for ineering 
the requirements of the Oil Industry in 

particulir . 
21. Sponge Iron and Pelletisation . 
22 . Sicum turbincs of and bcluw 20 MW and 

mini and micrc hycle systems equipment. 
Power and dla tribution transformers, power 
capacitors and switch stars. 

Diesel generating sets . 
25. Electronic Components . 
26 . Industrial Machinery . 
27. Plastic moulded, goods. 
28 . (a ) sigs, fixtures, tools and lies of specia 

lised types and crossland tooling, 
(b ) Engincering productiou aids surb as 

cuttings and farming tools , patterns 

and dies and mining tools . 
29 . Water pumps beyond 10 Cms, based on 

internal combustion engines. 
High technology reproduction and multipti 

cation equipment. 
31. Word Processors . 

Electronics cash registers invoicing machines. 
33. Dictaphone . 
34 . Micro - filming| inicro fich -readers. 

Surgical instruments , sterilizers , incubators 
and the like . 
Watermeters, steam meters , electricity me 

ters and the like . 
37 . Scientific instruments . 
38 . Medical gases. 
( a ) Refrigerant gases like liquid nitrogen , 

carbon dicxide etc . in large volumes. 
(b ) Argon and other rare gases . 
(c ) Tonnage plant for manufacture of in 

dustrial gases. 
40 . Writing , printing and wrapping paper from 

agricultural residue, waste and bagasse . 
41. Cotton seed linter pulp . 
42 . Vegetable Oils , namely : -- - 

( a ) Solvent extraction of oil |oll cakes from 

minor seeds excluding cotton sceds ; 

and 

(b ) Rice bran oil. 
43. Detergents of ISI standards. 
44. Refractories and furnace lining bricks, 
45. H . T. Insulators . 
46. Graphite Ceramics . 
47. Gypsum boards, wall boards and the like. 


35 . 


1 . Pig Iron . 
2 . Castings and Forgings . 
3 . Altzrate Energy Devices and Systems. 
4 . Transmission Line Towers . 
5 . Elecirical Motoss with Starters. 
6 . Internal Combustion Engines . 

Erctronic Components . 
8 . Autointivo Components , Spares and Arcil 

laries 

Pollution Control Equipment. 
10 . Proves Pumps. 

Prostis Equipment for utilisation of strycl 
uis of wastes . 

Chirical Process Plants . 
13 . Machinery for Chemical Industry as Usted 

below : --- 

(1) Ruo :ure Discs. 
(ii) Special Pneumatic Calibrators . 

( lii ) Karbate Pumps. 
(iv ) Centrifugal Gas Compressors . 
Air Compressors . 
Industrial Valves. 
Dairy Industry Equipment, narely, Homo 
geriscis . 
Machine Tools . 

Tooi Room Products . 
19 . Industdal Machinery for duilling and pro 

duc : ion of Mincial Oil /Natural Gas. 


11 . 


12. 


7 


[ HTT II - - * 3 ( ii)] 


भारत का रानपल : असाधारम 


- IN - 

V 


E 


- - - - - 


17 . 


18 . 


PART -- II 
1. Steel structurals. 
2 . GLS Lamps. 
3 . Cycles. 

Agricultural implements , 
Hand tools and small tools other than those 
covered under entry No. 28 of Part I. 
Pressure cooker, cutlery and s eel furniture. 
Lanterns of all types. 
Fuel efficient stoves . 
Waterpunips beyond 10 Cms based on cloc 
tric motors. 
Industrial sewing machines . 
Multiplication and reproduction equipment 
other than those covered under entry No. 
30 of Part 1. 
Cash registersjinvoicing machines other 
than those covered under entry No. 32 of 
Part I. 
Weighing machines other than clectronic 
typus, 
Mathematical surveying and drawing instru 

ments. 
15 . Industrial gases other than those covered 

under entry No. 39 of Part I . 


16 . Canned fruit and vegetable products , pro 

tein and processed foods, vegetable based 
weaning food , marine products and cattle 
feed . 
Soap , cosmetics , perfumery and toilet pl c 
parations 

Leather goods. 
19 , Surgical and medical rubber products , 
20 . Glassware . 
21. Chinaware , pottery and sanitaryware , 
22. Tiles. 
23 . insulating boards. 
24 . Printing , incuding litho printing." . 

2 . In pursuance of sub - section ( 2 ) of scction 29B 
of the said Act, the Central Covernment hetchy spe 
cifies a period of six months from the date of publi 
cation of this notification as the period alter the cx 
piry of which no owner of any industrial undertuk 
ing which was exempted froin the operation of sections 
10 , 11 , 11A and 13 of the said Act and which is not 
so excmpted by virtue of this notification shall carry 
on the business of such undertaking except under and 
in accordance with a licence issued in this behalf by 
the Central Government and in the case of State 
Governments except under and in accordance with the 
previous permissicn of the Central Goveröinent. 


K 


[ F . No . 10 12 87- L . P . ) 
J. REDDY , Jt. Secy . 


87 /2025 GI- - 2 


nous ne sont e n come 


PAINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUDLIGHED BY THE CONTROLLER OY YUBLICATIONS , DELHI - 110054 , 1987 


un peu una man era 


